निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 अग्रहायण 1933 ( श ) 
( सं0 पटना 708) पटना , वृहस्पतिवार , 1 दिसम्बर 2011 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


INI 


अधिसूचना 

22 जुलाई 2011 
सं0 1स्था० - 90/ 2009 - 1532 /वि०स० — सभा सचिवालय के प्रशासी पदाधिकारी 1. श्री अवधेश तिवारी , 2. श्री 
मौलेश्वरी प्रसाद सिंह , 3. श्री मोहन झा , 4. श्री मो० नियाज अहमद , 5. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह , 6. श्री हरि प्रसाद यादव , 
7. श्री रूप नारायण मिश्र एवं 8. श्री भूषण कुमार झा को क्रमशः श्री लक्ष्मीकान्त झा , अवर सचिव की दिनांक 23.02 . 
2010 को उप - सचिव के पद प्रोन्नति होने के फलस्वरूप , श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर साचिव की दिनांक 23.02.2010 को 
उप - सचिव के पद प्रोन्नति होने के फलस्वरूप , श्री सुनील कुमार सिन्हा, अवर सचिव की दिनांक 23 .02.2010 को 
उप - सचिव के पद प्रोन्नति होने के फलस्वरूप , श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय , अवर सचिव की दिनांक 31.07 .2010 को 
सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप , श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी , अवर सचिव की दिनांक 31.12.2010 को सेवा -निवृत्त होने के 
फलस्वरूप, श्री राधेश्याम झा , अवर सचिव की दिनांक 31. 12. 2010 को सेवा-निवृत्त होने के फलस्वरूप , श्री जय प्रकाश 
गुप्ता , अवर सचिव की दिनांक 31.12. 2010 को सेवा-निवृत्त होने के फलस्वरूप एवं श्री चन्द्रमोहन झा , अवर सचिव की 
दिनांक 30 .04.2011 को सेवा-निवृत्त होने के फलस्वरूप तथा सभा - सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी 9. श्री भूदेव 
राय , 10. श्री अनिल कुमार जायसवाल , 11. श्री प्रमोद कुमार सिंह , 12. श्री वीरेन्द्र कुमार, 13. श्री राजीव कुमार एवं 14. 
श्री राज कुमार राम को क्रमशः श्री फुल झा , अवर सचिव की दिनांक 21.07. 2011 को उप - सचिव के पद पर प्रोन्नति 
होने के फलस्वरूप , श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह , अवर सचिव की दिनांक 21.07.2011 को उप - सचिव के पद पर प्रोन्नत होने 
के फलस्वरूप, श्री चन्द्रभूषण पाठक , अवर सचिव की दिनांक 21.07 .2011 को उप - सचिव के पद पर प्रोन्नत होने के 
फलस्वरूप , श्री राज किशोर राय , अवर सचिव की दिनांक 21.07 .2011 को उप - सचिव के पद पर प्रोन्नत होने के 
फलस्वरूप , श्री हरेराम मुखिया, अवर सचिव की दिनांक 21.07. 2011 को उप - सचिव के पद पर प्रोन्नत होने के 
फलस्वरूप एवं श्री राजकुमार रजक , अवर सचिव की दिनांक 21.07. 2011 को उप - सचिव के पद पर प्रोन्नत होने के 
फलस्वरूप अवर सचिव के रिक्त पड़े हुए 14 ( चौदह ) पदों पर उक्त क्रमांक 01 से 05 तक के पदाधिकारियों को 
वेतनमान PB- 3, 15600- 39100 + 7600 ( ग्रेड वेतन ) एवं क्रमांक 06 से 14 तक के पदाधिकारियों को वेतनमान 


बिहार गजट ( असाधारण) , 1 दिसम्बर 2011 
PB-3, 15600 -39100 + 6600 ( ग्रेड वेतन ) में विशेष वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ अधिसूचना निर्गत होने 
की तिथि से आगामी छः माह तक के लिए अस्थायी प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि इन पदाधिकारियों का 
बिहार लोक सेवा आयोग से इसी अवधि में परामर्श प्राप्त कर लिया जाय , साथ ही यह बंधेज होगा कि रोस्टर क्लियरेंस 
के संबंध में जो अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की होगी , उसके अनुसार यह आदेश संशोधित समझा जायेगा । । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

गिरीश झा , 

प्रभारी सचिव , 
बिहार विधान - सभा , पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 708 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


